. 


- 


- 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD . NO. D . L .- 33004 /99 


. 


- 


. 
. 


P.AN 


- 


सर 


. 


. 


. 
" 


- 


- 





- 


भारतका राजपत्र 


। 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा - खण्ड 1 
PART - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 16, 2004 / भाद्र 25 , 1926 
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16 , 2004/BHADRA 25 , 1926 


सं . 217 ] 
No. 2171 


- 


- 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ) 

शुद्धिपत्र . " 

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2004 
. फा . सं. 1( 13 )/ 2003 -एस. पी .एस . ( i). - भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित केन्द्रीय 
पूँजी निवेश सहायता योजना, 2002 में संशोधन से सम्बन्धित दिनांक 14 सितम्बर , 2004 
की अधिसूचना संख्या 1 (13)/ 2003 -एस. पी. एस . (i) के पैरा 7( ग ) में उल्लिखित परिशिष्ट 
को निम्न प्रकार पढ़ा जाए : 


" परिशिष्ट 


पारिस्थितिकी पर्यटन इकाईयों के लिए संयत्र एवं मशीनरी की परिभाषा 


( क ) हाउसबोटों के संबंध में , समूचा हाउसबोट प्रोजेक्ट संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में 
लिया जाएगा जिसमें इसकी फिटिंग एवं साज सज्जा भी शामिल होगी । 


. 


.. 


. 


- 


( ख ) होटलों , रिजॉर्टो एवं अतिथि गृहों ( मात्र लद्दाह ) के सम्बन्ध में , भूमि एवं भवन के 
मूल्य की तुलना में संयंत्र एवं मशीनरी पर किया जाने वाला निवेश नगण्य है । अतः भवन 
को भी संयंत्र एवं मशीनरी का एक भाग मानना चाहिए । इसके अतिरिक्त , नीचे बिन्दु ( ग ) में 
दी गई वस्तुओं का ध्यान संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय रखा जाए । 


.. 


-- 


....-..... 


-- 


(ग ) संयंत्र एवं मशीनरी/ उपकरणों की विस्तृत सूची निम्नानुसार है : . 


2821 GI/ 2004 


JH7-1 


A 


ran 


- 


ri 
+ 
o 
ooo 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARTI - SEC. 1] 
स्विमिंग पूल के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट 
जल शुद्धीकरण संयंत्र 
हॉट वाटर बॉयलर और कमरा गर्म करने के उपकरण (स्थिर ) 
पानी मीठा करने के संयंत्र 
वाष्प निष्कर्षण और हवादारी संयंत्र 
एयर कंडीशनिंग प्लांट 
कोल्ड स्टोरेज उपकरण 

लॉन्ड्री उपकरण 
9 . कूलर व रेफ्रीजरेटर उपकरण 

बेकरी उपकरण 
11 . मलजल निपटान संयंत्र 
12. विद्युत उपकरण ( स्थापित किए गए ) 

शिविर लगान हेतु टैंट 
रसोई उपकरण , कुकिंग रेंज , डिश वाशर, वर्किंग टेबल , 
अग्निशमन उपकरण (स्थिर ) 

टेलीफोन उपकरण / एक्सचेंज 
17 . लिफ्टें 
18. सेफ डिपोजिट लॉकर 
19. कैंपस के भीतर पंपिंग सेट व लाइनों सहित ट्यूब वेल 

सामान ले जाने वाले वाहन जिनकी आवश्यकता अनन्य रुप से होटल के लिए 

हो । 
21 . सम्मेलन हॉल के लिए प्रोजेक्टर और अन्य उपकरण (स्थिर ) 
22 . रोशनी देने वाले उपकरण । 
23 . साहसिक और जल -क्रीड़ा उपकरण । 


13 . 
14. 
15 . 
16. 


20 . 


( घ ) साहसिक और अवकाश के खेल , मनोविनोद/ मनोरंजन पार्क , केबल कार , रोप वे 

और स्पा के लिए , इन इकाइयों की संपूर्ण परियोजना लागत ( भूमि को छोड़कर ) हिसाब में 
ली जाए । " । 


एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(Department of Industrial Policy and Promotion ) 

CORRIGENDUM 


New Delhi, the 16th September , 2004 
___ E. NO. 1 (13)/2003- SPS (i).-~- In the Government of India, Ministry of Commerce & 
Industry , Department of Policy & Promotion , Notification No. 1 ( 13)/ 2003-SPS(i) dated 
14h September, 2004 for amendments to the Central Capital Investment Subsidy 
Scheme, 2002 relating to Jammu & Kashmir , the Appendix referred to in para 7 (c )may 
be read as under: 


[ 4171 - 


1 


) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


“ Appendix 


Definition of Plant & Machinery for Eco - Tourism Units 


a ) in the case of Houseboats , the entire houseboat project along with its fitting and 
furnishing should be treated as plant and machinery . 
b ) in the case of hotel, resorts and guest houses (Laddah only ), the investment in 
plant and machinery is negligible in comparison to the cost of land and building . 
Therefore , building should also be included as a part of plant and machinery . Besides 
this , the items given at (c ) below may be taken into account for calculating the value of 
plant and machinery . 

An illustrative list of plant and machinery /equipment is given below : 


mining 
WONOoj 


14 . 


Filtration plant for swimming pool. 
Water purification plant. 
Hot water boiler and room heating equipment (fixed ). 
Water softening plant. 
Fume extraction and ventilation plant. . . 
Air conditioning plant. 
Cold storage equipment. 
Laundry equipment 

Cooler and refrigeration equipment. 
10 . Bakery equipment 

Sewage disposal plant 
Electrical installations. 
Tents for camping . 
Kitchen equipment, cooking range, dish washer, working table . 
Fire fighting equipment ( fixed ). 
Telephone equipment/exchange . 
Lifts . 
Safe deposit lockers , 

Tube wells along with pumping sets and lines within the campus . 
20 . Goods carrier exclusively needed for the hotel. 
21. Projector and other equipments for conference hall ( fixed ). 
22 . Lighting equipment. 

23 . Adventure and water sports equipments . 
d ) For adventure & leisure sports , amusement/ entertainment parks , cable car, 
ropeways and spa , the entire project cost of these units (excluding land ) may be taken 
into account. 

S . JAGADEESAN , Jt. Secy . 
शुद्धिपत्र 

format, 16 forgalę , 2004 
11. BÈ . 1( 13 )/2003-TH. . TA . ( i),-- Hra afovut it GETT 
मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित केन्द्रीय 
84101 HERA JOI, 2002 m Hafea fania 14 fiatale , 2004 
BITTAT Pen 1( 13 )/ 2003 -224. 41. 984 . (i) o del 5 ☆ By # ( ) ( III ) (1) # 
उल्लिखित परिशिष्ट को निम्न प्रकार पढ़ा जाए : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART ]-- - SE . I ] 


" परिशिष्ट 


.. 


- 


. 


पारिस्थितिकी पर्यटन इकाईयों के लिए संयत्र एवं मशीनरी की परिभाषा 


- 


( क ) हाउसबोटों के संबंध में , समूचा हाउसबोट प्रोजेक्ट संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में 
लिया जाएगा जिसमें इसकी फिटिंग एवं साज सज्जा भी शामिल होगी । 


( ख ) होटलों, रिजॉर्टो एवं अतिथि गृहों ( मात्र लद्दाह ) के सम्बन्ध में , भूमि एवं भवन के 
मुल्य की तुलना में संयंत्र एवं मशीनरी पर किया जाने वाला निवेश नगण्य है । अतः भवन 
को भी संयंत्र एवं मशीनरी का एक भाग मानना चाहिए । इसके अतिरिक्त , नीचे बिन्दु ( ग ) में 
दी गई वस्तुओं का ध्यान संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय रखा जाए । 


( ग ) संयंत्र एवं मशीनरी/ उपकरणों की विस्तृत सूची निम्नानुसार है : 


ro 
+ 
boor 


स्विमिंग पूल के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट 
जल शुद्धीकरण संयंत्र 
हॉट वाटर बॉयलर और कमरा गर्म करने के उपकरण (स्थिर ) . 
पानी मीठा करने के संयंत्र 
वाष्प निष्कर्षण और हवादारी संयंत्र 
एयर कंडीशनिंग प्लांट 
कोल्ड स्टोरेज उपकरण 
लॉन्ड्री उपकरण 

कूलर व रेफ्रीजरेटर उपकरण 
10. बेकरी उपकरण 
11 . मलजल निपटान संयंत्र 
12. विद्युत उपकरण ( स्थापित किए गए ) 
13. शिविर लगान हेतु टैंट 
14 . रसोई उपकरण , कुकिंग रेंज, डिश वाशर, वर्किंग टेबल , 
15 . अग्निशमन उपकरण (स्थिर ) 
16. टेलीफोन उपकरण/ एक्सचेंज 
17 . लिफ्टें 
18. सेफ डिपोजिट लॉकर 
19 . कैंपस के भीतर पंपिंग सेट व. लाइनों सहित ट्यूब वेल 
20 . सामान ले जाने वाले वाहन जिनकी आवश्यकता अनन्य रुप से होटल के लिए 

हो । 
21 . सम्मेलन हॉल के लिए प्रोजेक्टर और अन्य उपकरण ( स्थिर ) 
22. रोशनी देने वाले उपकरण । 
23 . साहसिक और जल - क्रीड़ा उपकरण । 


- 


:----- 


-- 


-- 


----. 


( घ ) साहसिक और अवकाश के खेल , मनोविनोद/ मनोरंजन पार्क , केबल कार , रोप वे 
और स्पा के लिए, इन इकाइयों की संपूर्ण परियोजना लागत ( भूमि को छोड़कर) हिसाब में 
ली जाए । " 

___ एस . जगदीशन, संयुक्त सचिव 


( T - CE I ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 16th September, 2004 
. F . No. 1(13)/ 2003-SPS (i). - In the Government of India , Ministry of Commerce & 
Industry , Department of Policy & Promotion , Notification No . 1 ( 13 )/2003-SPS ( ) dated 
14 " September, 2004 for amendments to the Central Interest Subsidy Scheme , 2002 
relating to Jammu & Kashmir , the Appendix referred to in sub para (1). ( III) ( ) of para 5 
may be read as under: 

“ Appendix 


Definition of Plant & Machinery for Eco - Tourism Units 


a ) In the case of Houseboats, the entire houseboat project along with its fitting and 
furnishing should be treated as plant and machinery . 


b ) in the case of hotel, resorts and guest houses (Laddah only ), the investment in 
plant and machinery is negligible in comparison to the cost of land and building . 
Therefore , building should also be included as a part of plant and machinery . Besides 
this , the items given at (c ) below .may be taken into account for calculating the value of 
plant and machinery . 
c ) An illustrative list of plant and machinery /equipment is given below : 


pierwondo 


13 . 


. 1. . Filtration plant for swimming pool. 

Water purification plant. 
Hot water boiler and room heating equipment (fixed ). 
Water softening plant. 
Fume extraction and ventilation plant. 
Air conditioning plant. 
Cold storage equipment. 
Laundry equipment 
Cooler and refrigeration equipment. 
Bakery equipment 
Sewage disposal plant 
Electrical installations. 

Tents for camping . 
14 . Kitchen equipment, cooking range , dish washer ,working table . 

Fire fighting equipment ( fixed ). 
16 . Telephone equipment/exchange . 

Lifts . 
Safe deposit lockers i 
Tube wells along with pumping sets and lines within the campus . 

Goods carrier exclusively needed for the hotel. 
21. Projector and other equipments for conference hall ( fixed ). 
22 . 

Lighting equipment. 
23. Adventure and water sports equipments . 
d ) For adventure & leisure sports , amusement/entertainment parks , cable car, 
ropeways and spa , the entire project cost of these units (excluding land) may be taken 
into account. 

S . JAGADEESAN , Jt . Secy. 


17 . 


20 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART - SEL . 1] 


शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 2004 


फा . सं. 1( 13 )/ 2003 - एस. पी .एस. ( ii ). - भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की सिक्किम से सम्बन्धित केन्द्रीय पूँजी 
निवेश सहायता योजना, 2002 में संशोधन से सम्बन्धित दिनांक 14 सितम्बर , 2004 की 
अधिसूचना संख्या 1 (13 )/2003- एस . पी.एस. ( ii ) के पैरा 5( घ) में उल्लिखित परिशिष्ट 
को निम्न प्रकार पढ़ा जाए : 


" परिशिष्ट 


पारिस्थितिकी पर्यटन इकाईयों के लिए संयत्र एवं मशीनरी की परिभाषा 


( क ) हाउसबोटों के संबंध में , समूचा हाउसबोट प्रोजेक्ट संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में 
लिया जाएगा जिसमें इसकी फिटिंग एवं साज सज्जा भी शामिल होगी । 


( ख ) होटलों , रिजॉर्टो एवं अतिथि गृहों ( मात्रा लद्दाह ) के सम्बन्ध में , भूमि एवं भवन के 
मूल्य की तुलना में संयंत्र एवं मशीनरी पर किया जाने वाला निवेश नगण्य है । अतः भवन 
को भी संयंत्र एवं मशीनरी का एक भाग मानना चाहिए । इसके अतिरिक्त , नीचे बिन्दु ( ग) में 
दी गई वस्तुओं का ध्यान संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय रखा जाए । 


( ग ) 


संयंत्र एवं मशीनरी / उपकरणों की विस्तृत सूची निम्नानुसार है - 


- 
- 
icotoon 
+ 
FNOOO 
- 
00 


स्विमिंग पूल के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट 
जल शुद्धीकरण संयंत्र 
हॉट वाटर बॉयलर और कमरा गर्म करने के उपकरण (स्थिर ) 
पानी मीठा करने के संयंत्र 
वाष्प निष्कर्षण और हवादारी संयंत्र 
एयर कंडीशनिंग प्लांट 
कोल्ड स्टोरेज उपकरण 
लॉन्ड्री उपकरण 
कूलर व रेफ्रीजरेटर उपकरण 
बेकरी उपकरण 
मलजल निपटान संयंत्र 
विद्युत उपकरण ( स्थापित किए गए ) 
शिविर लगान हेतु टैंट 
रसोई उपकरण , कुकिंग रेंज, डिश वाशर, वर्किंग टेबल , 
अग्निशमन उपकरण (स्थिर ) 
टेलीफोन उपकरण / एक्सचेंज 
लिफ्टें 
सेफ डिपोजिट लॉकर 
कैंपस के भीतर पंपिंग सेट व लाइनों सहित ट्युब वेल 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


20 . . सामान ले जाने वाले वाहन जिनकी आवश्यकता अनन्य रुप से होटल के 

लिए हो । 

सम्मेलन हॉल के लिए प्रोजेक्टर और अन्य उपकरण (स्थिर ) 
22 . रोशनी देने वाले उपकरण । 
23 . साहसिक और जल-क्रीड़ा उपकरण । 


21 . 


. 


( घ ) ...ासक और अवकाश के खेल , मनोविनोद/ मनोरंजन पार्क , केबल कार , रोप वे 

और स्पा के लिए , इन इकाइयों की संपूर्ण परियोजना लागत ( भूमि को छोड़कर ) हिसाब में 
ली जाए । " । 

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 16th September , 2004 


F. No. 1(13)/ 2003 -SPS( ii). - In the Government of India, Ministry of Commerce & 
Industry , Department of Policy & Promotion , Notification No. 1 ( 13)/ 2003 - SPS(ii) dated 
14 September , 2004 for amendments to the Central Capital Investment Subsidy 
Scheme, 2002 relating to Sikkim , the Appendix referred to in para 5 (d ) may be read as 
under: 

“ Appendix 
Definition of Plant & Machinery for Eco - Tourism Units 


a ) in the case of Houseboats , the entire houseboat project along with its fitting and 
furnishing should be treated as plant and machinery . 


b ) In the case of hotel , resorts and guest houses (Laddah only ), the investment in 
plant and machinery is negligible in comparison to the cost of land and building. 
Therefore , building should also be included as a part of plant and machinery . Besides 
this , the items given at (C) below may be taken into account for calculating the value of 
plant and machinery . 


c ) 


An illustrative list of plant and machinery /equipment is given below : 


Fooooo 


Filtration plant for swimming pool. 
Water purification plant. 
Hotwater boiler and room heating equipment (fixed ). 
Water softening plant. 
Fume extraction and ventilation plant. 

Air conditioningplant. . 
Cold storage equipment. 
Laundry equipment 
Cooler and refrigeration equipment . 
Bakery equipment 


9. 
10 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART ! --- SEC . 1] 


12. 
13 . 
14. 
15. 


16 . 


17 . 
18 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23. 


Sewage disposal plant 
Electrical installations. 
Tents for camping . 
Kitchen equipment, cooking range , dish washer , working table . 
Fire fighting equipment ( fixed ). 
Telephone equipment/exchange . 
Lifts . 
Safe deposit lockers 
Tube wells along with pumping sets and lines within the campus . 
Goods carrier exclusively needed for the hotel. 
Projector and other equipments for conference hall (fixed ). 
Lighting equipment. 
Adventure and water sports equipments . 


d ) For adventure & leisure sports , amusement/ entertainment parks, cable car, 
ropeways and spa , the entire project cost of these units (excluding land) may be taken 
into account.. . 


S . JAGADEESAN, Jt. Secy . 


शुद्धिपत्र 
· नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2004 


फा . सं. 1( 13 )/ 2003 - एस . पी . एस . ( ii ). - भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की सिक्किम से सम्बन्धित केन्द्रीय ब्याज 
सहायता योजना , 2002 में संशोधन से सम्बन्धित दिनांक 14 सितम्बर, 2004 की 
अधिसूचना संख्या 1(13)/2003- एस . पी.एस.(ii) क्रम संख्या ( iii)- पर “ इसके नीचे नये 
पैरा ( ग ) के रूप में " शब्दों को हटा दिया जाए । 


पैरा 5 के उप पैरा ( च) ( III ) (i) में उल्लिखित परिशिष्ट को निम्न प्रकार पढ़ा जाए : 


" परिशिष्ट 


पारिस्थितिकी पर्यटन इकाईयों के लिए संयत्र एवं मशीनरी की परिभाषा 


( क ) हाउसबोटों के संबंध में , समूचा हाउसबोट प्रोजेक्ट संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में 
लिया जाएगा जिसमें इसकी फिटिंग एवं साज सज्जा भी शामिल होगी । 


- ( ख ) होटलों, रिजॉर्टो एवं अतिथि गृहों ( मात्र लद्दाह ) के सम्बन्ध में , भूमि एवं भवन के 
मूल्य की तुलना में संयंत्र एवं मशीनरी पर किया जाने वाला निवेश नगण्य है । अतः भवन 
को भी संयंत्र एवं मशीनरी का एक भाग मानना चाहिए । इसके अतिरिक्त , नीचे बिन्दु ( ग ) में 
दी गई वस्तुओं का ध्यान संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय रखा जाए । 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण . . 


( ग ) संयंत्र एवं मशीनरी / उपकरणों की विस्तृत सूची निम्नानुसार है : 


r 
- 
No 
Foooo 
FN 


स्विमिंग पूल के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट 
जल शुद्धीकरण संयंत्र 
हॉट वाटर बॉयलर और कमरा गर्म करने के उपकरण ( स्थिर ) 
पानी मीठा करने के संयंत्र 
वाष्प निष्कर्षण और हवादारी संयंत्र 
एयर कंडीशनिंग प्लांट 

कोल्ड स्टोरेज उपकरण 
8 . लॉन्ड्री उपकरण 

कूलर व रेफ्रीजरेटर उपकरण 
बेकरी उपकरण 
मलजल निपटान संयंत्र 

विद्युत उपकरण ( स्थापित किए गए ) 
13 . शिविर लगान हेतु टैंट 
14. रसोई उपकरण , कुकिंग रेंज , डिश वाशर , वर्किंग टेबल , 
15 . अग्निशमन उपकरण (स्थिर ) . 
16. टेलीफोन उपकरण/ एक्सचेंज 

लिफ्टें 
18. सेफ डिपोजिट लॉकर 
19 . कैंपस के भीतर पंपिंग सेट व लाइनों सहित ट्यूब वेल 
20 . सामान ले जाने वाले वाहन जिनकी आवश्यकता अनन्य रुप से होटल के लिए 


हो । 


21 . सम्मेलन हॉल के लिए प्रोजेक्टर और अन्य उपकरण (स्थिर ) 
22 . रोशनी देने वाले उपकरण । 
. 23 . साहसिक और जल- क्रीड़ा उपकरण । 


( घ ) साहसिक और : अवकाश 5 खेल , मनोविनोद/ मनोरंजन पार्क , केबल कार , रोप वे 
और स्पा के लिए, इन इकाइयों की संपूर्ण परियोजना लागत ( भूमि को छोड़कर) हिसाब में 
ली जाए । " 


एस. जगदीशन , संयुक्त सचिव 
CORRIGENDUM 

New Delhi, the 16th September , 2004 
F. No . 1(13)/2003 -SPS (ii). — In the Government of India , Ministry of Commerce & 
Industry , Department of Policy & Promotion , Notification No. 1( 13 )/2003 - SPS ( ii) dated 
14 " September, 2004 for amendments to the Central Interest Subsidy Scheme , 2002 
relating to Sikkim , at Serial No.(iii) the words “as new para (c ) thereunder" may be 
deleted . 


The Appendix referred to in sub -para( ) (III ) (i) of para 5 may be read as under : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPARTI - Sec . I || 


“ Appendix 


Definition of Plant & Machinery for Eco - Tourism Units 


a ) In the case ofHouseboats, the entire houseboat project along with its fitting and 
furnishing should be treated as plant and machinery . 


b ) In the case of hotel, resorts and guest houses (Laddah only ), the investment in 
plant and machinery is negligible in comparison to the cost of land and building . 
Therefore , building should also be included as a part of plant and machinery . Besides 
this , the items given at (c ) below may be taken into account for calculating the value of 
plant and machinery . 


- 


. 


- 


c) 


An illustrative list of plant and machinery /equipment is given below : 


— 


tinnitico 
NO 
SE 


Filtration plant for swimming pool. 
Water purification plant. 
Hot waterboiler and room heating equipment ( fixed ). 
Water softening plant, 
Fume extraction and ventilation plant. 
Air conditioning plant. 
Cold storage equipment. 
Laundry equipment 
Cooler and refrigeration equipment. 
Bakery equipment 
Sewage disposal plant 
Electrical installations. 
Tents for camping . 
Kitchen equipment, cooking range, dish washer, working table . 
Fire fighting equipment ( fixed ). 
Telephone equipment/exchange . 
Lifts . 
Safe deposit lockers 
Tube wells along with pumping sets and lines within the campus . 
Goods carrier exclusively needed for the hotel. 
Projector and other equipments for conference hall (fixed ). 
Lighting equipment. 
Adventure and water sports equipments . 


17 


21. 


22 . 
23. 


d ) For adventure & leisure sports, amusement/entertainment parks , cable car, 
ropeways and spa , the entire project cost of these units (excluding land ) may be taken 
into account. " 


S . JAGADEESAN , Jt. Secy . 


[ भाग | - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2004 
फा . सं. 1( 13 )/2003 -एस.पी . एस . ( iii ). - भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग 
मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की हिमाचलं प्रदेश एवं उत्तरांचल से 
सम्बन्धित केन्द्रीय पूँजी निवेश सहायता योजना, 2003 में संशोधन से सम्बन्धित दिनांक 
14 सितम्बर , 2004 की अधिसूचना संख्या 1(13)/2003-एस. पी . एस . ( iii ) के पैरा 7( ग ) 
में उल्लिखित परिशिष्ट को निम्न प्रकार पढ़ा जाए : 


" परिशिष्ट 


पारिस्थितिकी पर्यटन इकाईयों के लिए संयत्र एवं मशीनरी की परिभाषा - 


( क ) हाउसबोटों के संबंध में , समूचा हाउसबोट प्रोजेक्ट संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में 
लिया जाएगा जिसमें इसकी फिटिंग एवं साज सज्जा भी शामिल होगी । 


( ख ) होटलों , रिजॉर्टों एवं अतिथि गृहों ( मात्र लद्दाह ) के सम्बन्ध में , भूमि एवं भवन के 
मूल्य की तुलना में संयंत्र एवं मशीनरी पर किया जाने वाला निवेश नगण्य है । अतः भवन 
को भी संयंत्र एवं मशीनरी का एक भाग मानना चाहिए । इसके अतिरिक्त , नीचेबिन्दु ( ग ) में 
दी गई वस्तुओं का ध्यान संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय रखा जाए । 


( ग ) 


संयंत्र एवं मशीनरी/ उपकरणों की विस्तृत सूची निम्नानुसार है - 


NOOTACON- 


स्विमिंग पूल के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट 
2 . जल शुद्धीकरण संयंत्र 

हॉट वाटर बॉयलर और कमरा गर्म करने के उपकरण (स्थिर ) 
पानी मीठा करने के संयंत्र 
वाष्प निष्कर्षण और हवादारी संयंत्र 
एयर कंडीशनिंग प्लांट 
कोल्ड स्टोरेज उपकरण 
लॉन्ड्री उपकरण 

कूलर व रेफ्रीजरेटर उपकरण 
10 . बेकरी उपकरण 
11 . मलजल निपटान संयंत्र - 
12. विद्युत उपकरण ( स्थापित किए गए ) 
13. शिविर लगान हेतु टैंट 
14. रसोई उपकरण, कुकिंग रेंज , डिश वाशर , वर्किंग टेबल , 
15 . अग्निशमन उपकरण (स्थिर ) 
16 . टेलीफोन उपकरण /एक्सचेंज 
17 . लिफ्टें 
18 . सेफ डिपोजिट लॉकर 


___ . 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART ] --- SEC . 11 


19 . कैंपस के भीतर पंपिंग सेट व लाइनों सहित ट्यूब वेल 
20 . सामान ले जाने वाले वाहन जिनकी आवश्यकता अनन्य रुप से होटल के लिए 

हो । 
21 . सम्मेलन हॉल के लिए प्रोजेक्टर और अन्य उपकरण (स्थिर ) 
22 . रोशनी देने वाले उपकरण । 
23 . साहसिक और जल- क्रीड़ा उपकरण | 


( घ ) साहसिक और अवकाश के खेल , मनोविनोद / मनोरंजन पार्क , केबल कार , रोप वे 
और स्पा के लिए , इन इकाइयों की संपूर्ण परियोजना लागत ( भूमि को छोड़कर ) हिसाब में 
ली जाए । " 


एस. जगदीशन , संयुक्त सचिव 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 16th September, 2004 
F. No. 1(13)/2003 - SPS(iii).- - In the Government of India, Ministry of Commerce & 
Industry , Department of Policy & Promotion Notification No. 1 (13)/ 2003- SPS(iii ) dated 
14th September, 2004 for amendments to the Central Capital Investment Subsidy 
Scheme, 2003 relating to Himachal Pradesh and Uttaranchal, the Appendix referred 
to in para 7 (c ) may be read as under : 


" Appendix 


Definition of Plant & Machinery for Eco -Tourism Units 


a ) In the case of Houseboats , the entire houseboat project along with its fitting and 
furnishing should be treated as plant and machinery . 


pen 


b ) In the case of hotel, resorts and guest houses (Laddah only), the investment in .. 
plant and machinery is negligible in comparison to the cost of land and building. . 
Therefore , building should also be included as a part of plant and machinery . Besides 
this , the items given at (c ) below may be taken into account for calculating the value of 
plant and machinery . 


An illustrative list of plant and machinery /equipment is given below : 


-No 


Filtration plant for swimming pool. 
Water purification plant. 
Hot water boiler and room heating equipment (fixed ). 
Water softening plant. 
Fume extraction and ventilation plant. 
Air conditioning plant. 
Cold storage equipment. 
Laundry equipment 


No 


( 4771 - 6051) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 . 
10 . 
11 . 


12 . . 


13. 


14 . 


. 


15 . 


Cooler and refrigeration equipment. 
Bakery equipment 
Sewage disposal plant 
Electrical installations. 
Tents for camping . 
Kitchen equipment , cooking range , dish washer ,working table . 
Fire fighting equipment ( fixed ). 
Telephone equipment/exchange . 
Lifts. 
Safe deposit lockers 
Tube wells along with pumping sets and lines within the campus . 
Goods carrier exclusively needed for the hotel. 
Projector and other equipments for conference hall ( fixed ). 
Lighting equipment. 
Adventure and water sports equipments . 


17 . 


18 


19. 
20 . 
21. 
22 . 
23. 


d ) For adventure & leisure sports , amusement/entertainment parks , cable car, 
ropeways and spa , the entire project cost of these units ( excluding land) may be taken 
into account. ” 


S . JAGADEESAN , Jt. Secy . 


Printed loy the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


